रजिस्ट्री सं . डी . एल . - 33004/ 94 


REGD . NO. D. L.-33004/ 94 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - सा ... उप - खण्ड (iii ) 
PART II —— Section 3 - Sub -section ( ili) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 24 
No. 24 ] 


मई दिल्ली, मंगलवार , अप्रैल 26 , 1994 / शासG, 1916 
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 26 . 1991/ VAISAKITA 6. 1916 


- - - - - -- - - - - - - - - -- 


भारत निर्वाचन आयोग 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 26 अप्रैल , 1994 


श्रा . अ : 13( अ ) :-..-- यतः महाराष्ट्र राज्य के बागमती मंमदीय निर्वाचन - क्षेत्र 
से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री शरद चन्द्र गोविन्दराव पवार के त्याग पत्र 
के परिणामस्वरूप लोक सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ; 


अत : अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 149 
की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनमरण में , निर्वाचन अायोग उक्त निर्वाचन 
क्षेत्र से यह उपेक्षा करता है कि वह ऐमें हुई उका रिक्ति को भरने के लिए उकन अधिनियम 


1005 GI / 94 


( 1 ) 


1 Hr, GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC. 3 (iii )] 

-- - - -- -- - - -- - - --- - - -- --- - - - 
के और तधीन बनाए गए नियमों और प्रादेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति 
निर्वाचित कर दें । 

[सं . 100 / महा- लो , म ./ 1/93 ( 1) ] 

आदेश से, 
बलवन्त सिंह , सचिव 

भारत निर्वाचन आयोग 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th April, 1994 
O . N. 53 ( E). - Whereas a vacancy has occurred in the House of the People 
by reason of resignation of Shri Sharadchandra Govindrao Pawar, a member to 
that House from 43 -Baramati Parliamettary Constituency in the State of 
Maharashtra ; 

Now , therefore , in pursuance of the provisions of Sub - Section ( 1 ) of 
Section 149 of the Representation of the People Act, 1951 ( 43 of 1951 ) , the 
Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect a member 
to fill the said vacancy in accordance with the provisions of the said Act and 
of the Rules and Orders made thereunder. 


[ No . 100 MT - HP 193 ( 1 ) ] 

By Orilor, 
BALWANT SINGH, Secy. 
to the Election Cominission of India 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 26 अप्रैल, 1994 
प्रा . अ . 54 ( अ ) : - - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) 
की धाग 80 के उपबन्धों के मनमरण में ,निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना संख्या 100/ 
महा- लो . म . / 1 / 03 ( 1 ) , तारीख 26 अप्रैल, 1994 के अनुसरण में महाराष्ट्र राज्य 
के 43 - बारामती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले उप -निर्वाचन के बारे में :- - 
( क ) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख 3 मई, 1994 (मंगलवार ) 
( ख ) नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख 4 मई 1994 ( बुद्धवार ) 


माम II- - खण्ड 3 (iii )] 


भारत का राणपस : प्राचार 
-- :. : - . . - - . - - -- . - - - -- - -- - - -- - - - - - - - 


- 


- - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- --- - - .. - -- 


- - - - - - - - - 


( ग ) अभ्यथिताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख 6 मई , 1994 ( शुक्रवार ) 
( घ ) वह तारीख जिमको , यदि प्रावश्यक हुआ 26 मई, 1994 ( गुरूवार ) 

___ तो मतदान होगा, और 
( ङ ) वह तारोन जिमसे पूर्व निर्वाचन पूरा कर 1 जून , 1994 ( बुधवार ) 
लिया जाएगा । 

[ संख्या 1७७ / महा- मो . सं ./ 1 / 23 ( 2 )] 

आदेश गे . 
बलबन्त. सिह, सचिव 
भारत निर्वाचन आयोग 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th April, 1994 
O. N. 54 ( E ). - -In pursuance of the provisions of Section 30 of the Representa 
tion of the People Act , 1951 ( 43 of 1951 ), the Election Commission hercby 
appoints, with respect to the bye - election to be held in 43- Baramati Parliamenta 
ry Constituency in the State of Maharashtra , in pursuance of its Notilication 
No. 100 MT - HP| 1193 ( 1), dated the 26th April , 1994 : - - 
( a ) the 3rd May, 1994 ( Tuesday) , 

as the last date for making nominations ; 
(h ) the 4th May, 1994 (Wednesday ), 

as the date for the scrutiny of the mominations ; 
( c ) the 6th May, 1994 ( Friday ), 

its thre last derte for the withdrawal of the candidatures , 
(d ) the 26th May, 1994 ( Thursday ) , 

as the date on which a poll shall . 

if necessary , be taken ; and 
( c ) the 1st June, 1994 ( Wednesday) , 

as the date before which the election 
shall be completed. 


INo. 100 MT - HP 1 93 ( 2 ) ] 

By Order , 
___ BALWANT SINGH. Secy . 
to the Election Commission of India 


4 THE GAZETTE OF INDLI : EXTRAORDINARY 
--- - - -- - - - - - - .- - -- - - --- - - - - 

. . -- - . - - - : -- 
अधिसूचना 


PART II - SEC. 3 dliti 
- . . - - - - - - -- -- - - - - - 


नई दिल्ली , 26 अप्रैल, 1991 


प्रा . अ . 55 ( अ ) :-- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) 
की धारा 56 के अनमरण में , निर्वाचन प्रायोग अपनी अधिसूचना सं . 100/महा- लो . स . / 
1/ 03 ( 1 ) , तारीख 26 अप्रैल, 1994 के अनमरण में लोक सभा के 43-बारामती संसदीय 
निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप -निर्बाचन के लिए 7 . 00 बजे (पूर्वास ) से 5 . 00 बजे 
( अपराह्न) तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक 
हुमा तो मतदान होगा । 

[ संख्या 100/ महा- लो . स ./ 1 / 93/ ( 3 ) ] 

प्रादेश से , 
बलवन्त सिंह , सचिव 
भारत निर्वाचन आयोग 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th April, 1994 
O .N . 55 ( E ) . - Iu pursuance of Section 56 of the Representation of the 
People Act, 1951 ( 4 . of 1951), the Election Commission hereby fixes the 
hours from 7 .00 A . M , to 5 . 00 P . M . as the hours during which a poll shall, if 
nccessary be taken for the bye- clection to the House of the People froin 
43-Baramati Parliamentary Constituency to be hield in pursuance of its Noti 
fication No . 100 MT - HP| 1 93 ( J ) , dated the 26th April , 1994. 

[ No. 100 / MT- HP / 1/ 93 ( 3) ] 

By Order, 
BALWANT SINGH , Secy . 
to the Election Commission of India . 
भारत निर्वाचन आयोग 

अधिसूचना 

न . दिल्ली , 26 अप्रैल , 1994 
पा , अ . 56 ( अ ).-- . न : महाराष्ट्र राज्य के 39 - ग्रहमद नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
से लोक सभा के लिएनिर्वाचित पदम श्री गारख नगरनगर कंकाररावका निविन उत्चतम 
न्यायालय द्वारा शुन्य घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप उक्त लोक सभा में एक स्थान 
रिक्त हो गया है । 


भाग II --रणध 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


- - 


- - 


- - - - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 149 की 
उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसरण में , निर्वाचन आयोग उरत निर्वाचन क्षेत्र से यह अक्षिा 
करता है कि वह ऐसे हुए उक्त रिक्ति को भरने के लिए उक्त अधिनियम के और पदधीन 
बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुमार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें । 

मं . 100/महा - लो . म ./ 2/ 9 3 ( 1) ] 

अादेश से , 
बलवन्त सिंह , सचिव 
धारत निर्वाचन आयोग 


NOTIFICATION 


New Delhi, 26th April , 1994 


O . N . 56 ( E). - Whereas a vacancy has occurred in the House of the People 
hy rca on of the election of Sbri Gadakh Yashwantrao Kankariao , a member 
clccted to that House from 39 -Ahmednagar Parliamentary Constituency in 
the State of Maharashtra , having been declared void by the Supreme Court . 


Now therefore, in pursuance of the provisions of sub -section (1) of 
S ction 149 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951 ), the 
Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect il 
member to fill that said vacancy in accordance with the provisions of the aid 
Act and of the Rule , and Orders made thereunder , 


[ No . 100/ MT- HP/ 2/ 93 ( 1)] 

By Order , 

BALWANT SINGH , 
Secy . to the Elution Cimmission of I, dia 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 26 अप्रैल , 1994 


आ . अ . 57 ( अ ) . - - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धाग 30 के 
उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिमूचना संख्या 100/ महा- ला . स . / 2/ 93 ( 1 ) 


6 THE GAZETTÉ OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART II - SEC. 3 ( 111)] 
- - - .: - - - - - - 

- _ - . . . - - . - - - -- - --- - - - - -- - -- - - - ---- - - ---- - -- -- --- - - ---- - 
तारीख 26 अप्रैल , 1994 के अनुसरण में महाराष्ट्र राज्य के 39 - अहमद नगर संसदीय 
निर्वाचन - क्षेत्र में होने वाले उप -निर्वाचन के बारे में : --- 
( क ) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख : 3 मई, 1994 (मंगलवार ) 
( ख ) नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख : 4 मई , 1994 ( बुधवार ) 
( म ) अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख : 6 मई, 1994 ( शुक्रवार ) 
( घ ) वह तारीख जिसको , यदि आवश्यक हुअा तो 
मतदान होमा , और 

: 26 मई, 1994 ( गुरुवार ) 
( 3 ) बह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन पूरा कर लिया 
जाएगा 

: 1 जून , 1994 ( बुधवार ) 
नियत करता है । 

[ संख्या 100/ महा - लो . स ./ 2/ 93 ( 2)] 

आदेश से , 
बलवन्त सिंह , सचिव 

भारत निर्वाचन आयोग 
NOTIFICATION 

New Dettii , the 26th April, 1994 
O . N . 57 (E ).- - In pursuance of the prvisions of Section 30 of the Representa 
tion of the People Act, 1951 ( 43 of 1951) , the Election Commission hereby 
appoints , with respect to the bye-clection to be held from 39 -Ahmednagar 
Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra in pursuance of its 
Notification No. 100 /MT- HP /2 /93 ( 1), dated the 26th April , 1994 : 
( a) the 3rd May , 1994 ( Tuesday ); 

as the last date for making nominations ; 
( b) the 4th May , 1994 ( Wednesday), 

a the date for the scrutiny of nom nations ; 
(c) the 6th May , 1994 ( Friday), 

as the last date for the withdrawal of candidatures ; 
( d) the 26th May, 1994 ( Thursday ), 

at the date on which a poll shall , if necessary , be taken ; and 
( e) the 1st June, 1994 ( Wednesday) , 
as the date before which the election shall be completed , 

[ No. 100 / MT - HP/ 2/ 93( 2 )] 

By order 
BALWANT SINGH, Secy. 
to the Election Commission of India 


[ भाग Il - - खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत : साधारण 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 26 अप्रैल, 1994 


प्रा . अ . 58 ( अ ). --- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 58 
के अनुसरण में , निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं . 100/ महा - लो . गं . / 2/93 ( 1 ) 
तारीख 26 अप्रैल , 1994 के अनमरण में लोक सभा के 39- अहमद नगर संमदीय विधान सभा 
निर्वाचन - क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 7 . 00 बजे (पूर्वाहन ) से 5 . 00 बजे 
( अपराहन ) तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक 
छुपा तो मतदान होगा । 

[सं , 100/ महा - लो . स ./2/93 ( 3)] 

आदेश से 
बलवन्त सिंह, सचिव 

भातर निर्वाचन आयोग 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th April, 1994 
O . N. 58 ( E).---.In pursuance of Section 56 of the Representation of the 
People Act, 1951 ( 43 of 1951 ), the Election Commission hereby fixes the 
hours from 7 . 00 A. M . to 5 . 00 P. M . as the hours during which a poll shall , 
if necessary , be taken for the bye -election to the House of People from 
39 -Ahmednagar Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra , to 
be held in pursuance of its Notification No. 100 /MT-HP /2 /73 (1 ) dated the 
26th April , 1994 . 

[ No . 100/ MT- HP/ 2/93 (3) 

___ By Order , 
BALWANT SINGH , Secy . 
to the Election Commission of India 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Roatl, Maya Puri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 , 1994 


